निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 564) 


25 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 16 जुलाई 2013 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 जून 2013 
सं0 3 / उ०स्था०( पदस्थापन )06 / 11 - 2938 — श्री पंकज कुमार, सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष सम्प्रति 
संगणक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय , बिहार , पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या - 1657 दिनांक 11 - 04 - 2013 
द्वारा अग्र परियोजना पदाधिकारी ( तसर ) / परियोजना पदाधिकारी(मलवरी ) एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नत को परियोजना 
पदाधिकारी , मलवरी – प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर, सीवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 3 / उ०स्था०(पदस्थापन ) 06 / 11 - 2939 — श्री प्रणय कुमार, सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष सम्प्रति 
सांख्यिकी सहायक , हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय , बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या - 1658 दिनांक 
11 - 04 - 2013 को अग्र परियोजना पदाधिकारी( तसर) / परियोजना पदाधिकारी (मलवरी ) एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नत को 
परियोजना पदाधिकारी, मलवरी - प्रसार - सह - प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 3 / उ०स्था० (पदस्थापन ) 06 / 11- 2940 _ श्री कमल किशोर, प्रबंधक , मलवरी - प्रसार - सह - प्रशिक्षण 
केन्द्र, रानीपोखर, वैशाली को विभागीय अधिसूचना संख्या - 1659 दिनांक 11 - 04 - 2013 द्वारा अग्र परियोजना 
पदाधिकारी (तसर) / परियोजना पदाधिकारी (मलवरी ) एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नत को अग्र परियोजना पदाधिकारी( तसर), 
अग्र परियोजना केन्द्र , श्याम बाजार, बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 564 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


